रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L .-33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART IISection 3– Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 29 , 2005/ अग्रहायण 8, 1927 
NEW DELHI , TUESDAY , NOVEMBER 29 , 2005/ AGRAHAYANA 8, 1927 


सं. 1244 ] 
No. 1244] 


. 


पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2005 


का . आ . 1680( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1 ) के 
अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ) की अधिसूचना संख्या का . आ . 566 ( अ ) तारीख 19 
अप्रैल, 2005 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड ( ii ) तारीख 21 
अप्रैल , 2005 में प्रकाशित की गई थी द्वारा तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में राष्ट्रीय 
राजमार्ग संख्या 7 के 120. 000 कि . मी . से 224.000 कि . मी.(मदुरई- कन्याकुमारी सेक्शन ) तक 
जिसमें बाईपास भी शामिल है, का निर्माण करने ( चार लेन का बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और 
प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार तारीख 24 मई, 2005 को “ दिना थांथी " और " दि 
हिन्दू ” दोनों में प्रकाशित किया गया था ; . 

और सक्षम प्राधिकारी को कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1 ) के अनुसरण में 
केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; . . 

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और 
उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह 
घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए 
अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती 
है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी 
विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी । 


. 


3439G1/2005 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART - SEC . 3( ii )] 


अनुसूची 


तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 120/000 
कि . मी . से 224/000 कि . मी.( मदुरई से कन्याकुमारी सेक्शन ) तक के भूखण्ड के भीतर अर्जन 
की जा रही संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि 


| क्रम | तालुक का | गाँव का 
संख्या नाम नाम 


सर्वेक्षण | भूमि की | 
संख्या । प्रकृति 


क्षेत्रफल | स्वामी का नाम 
वर्ग मीटर 


प्रकार 


7 


23 

5 
तिरुनेलवेली | पीरनचेरी | 417 /1बी । शुष्क 


निजी 


350 


418/ 1बी 


शुष्क । निजी 


400 


418/ 2बी 


__ शुष्क । निजी 


2050 


428 / 1बी । 


शुष्क । निजी 


700 


रामासामी रेडियार 
सुपुत्र कृष्णामूर्ति 

रेडियार 
पकियम सुपुत्र 

योसफ 
अरूणाचलम 
सुपुत्र रामासामी 

चेतियार 
चेन्नाम्मल 
पत्नी रामासामी 

रेडियार 

चेन्नाम्मल 
पत्नी रामासामी 

रेडियार 
येसू मुथू 
सुपुत्र योसफ 

चेन्नामुथू उर्फ 
चिन्नापिच्चईकरन 
पुत्र समुदियान 


428/ 2बी ! शुष्क 


निजी 


900 


- 


- 


457 /1बी 


- निजी 


300 


457 / 3बी 


निजी 


200 


458/ 102 : शुष्क 


निजी 


300 


458 /1बी2 


शुष्क । निजी 


100 


चिन्नामुथू उर्फ 
चिन्नापिच्चईकरन 
पुत्र समुदियान 
चिन्नामुथू उर्फ 
चिन्नापिच्चईकरन 
पुत्र समुदियान 
राजाथी पत्नी 
थवामनी 


458/ 1सी2 | शुष्क 


- निजी 


150 


- 


. 


- 


. 


458 /1डी2 ! शुष्क 


निजी 


200 


येसू मुथू 


458/ 2 


निजी 


200 


सुपुत्र योसफ 
चिन्नामुथू उर्फ 
चिन्नापिच्चईकरन 
पुत्र समुदियान 
थवामनी पुत्र 


458 / 3 


शुष्क 


निजी 


100 


[ भाग 


- खण्ड 3 (ii ) ]] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


458/ 4 


शुष्क 


निजी 


100 


459/ 3ए2 शुष्क । निजी 


150 


459 / 3बी2 


निजी 


600 


एनटोनी 
येसू मुथू 
सुपुत्र योसफ 
चिन्नामुथू उर्फ 
चिन्नापिच्चईकरन 
पुत्र समुदियान 
चिन्नामुथू उर्फ 
चिन्नापिच्चईकरन 
पुत्र समुदियान 
चिन्नामुथू उर्फ 
चिन्नापिच्चईकरन 

पुत्र समुदियान 
| चिन्नामुथू उर्फ 
चिन्नापिच्चईकरन 
पुत्र समुदियान 
| 1. योवन पुत्र 
योसफ 
2. येसू मुथू पुत्र 


459/ 3डी2 


200 


459 / 3इ2 


निजी 


300 


531 /3बी 


शुष्क । निजी । 


1300 


योसफ 


532 /3बी 


| शुष्क 


निजी 


500 


532/ 4 


| पोरमबोके 


50 


सरकारी 
( राज्य ) 
निजी 
निजी 


. 500 


533 /1ए2 
533/1बी2 


शुष्क 
शुष्क 


पप्पाम्मल पत्नी 

मदमूथू 
तमिलनाडु 

सरकार 
येसू पुत्र योसफ 
पकियाम पुत्र 

योसफ 
राजापुडुकुडी 
पप्पाम्मल पत्नी 

मदमुथू 


600 


533/1सी2 


शुष्क 


निजी 


- 300 


533/ 2 


50 


तमिलनाडु 


सरकार 


2 


नांगूनेरी 


| 


नम 


. 


सरकारी 
( राज्य ) 
निजी 
निजी 
निजी 


350 


. 


नम 


450 


नम 


300 


पम्पानकुलम | 2 / 1बी1 

2/ 2बी1 
2 / 3ए 
2/ 3सी1 
3 /12 
3 / 792 


| 


नम 


निजी 


250 


नम 


600 


निजी 
निजी 


नम 


1300 


6/ 6बी 


नम 


50 


। . नम 


550 


PRESE4 


550 


1000 


6 /7ए 
7 / 1ए 
7 / 2ए2 
7/ 3बी1 
7/ 4बी1 

7 / 6ए 


| 


नम 


650 


निजी 
निजी 


श्री वानुमामलई 
रामानुज जीर 
स्वामीगल मठ. 

नाँगूनेरी 


नम 


550 


- 


- 


नमः 


निजी 


300 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II----SEC . 3(ii )] 


नम 


750 


नम 


700 


नम 


8 / 1ए 
8 / 1सी1 
8 / 2ए2 
8/ 2सी1 
8/ 392 
8 / 4बी1 
8 / 5बी 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


850 


700 . 


नम 
नम 
नम 


2650 


निजी 


900 


नम 


1450 


9/ 1बी 


नम 
नम 


1900 
250 
200 
200 


नम 


300 


Aunt 


नम 


। 


900 


4800 


9 / 2ए 
9 / 3ए 
9 / 4ए 
9/ 5ए 
9/ 6ए1 
64/ 2बी 
80 / 7बी 
80 / 8बी 
80 / 15बी 
81 / 1बी 

82 
83/ 2 
81 / 3 


50 


40 


नम 

निजी 
नम निजी 

निज 

निजी 
नम निजी 
नम निजी 
नम निजी 

निजी 
शुष्क 

निजी 
। शुष्क 
पोरमबोके । सरकारी 

( राज्य ) 


100 


100 


2650 


निजी 


3850 


250 


तमिलनाडु 
सरकार 


[ फा. सं. भाराराप्रा/ तक/ एलए/ एमके / 1/2003 ] 

प्रभाकर , उपसचिव 


. 


.. 


- 


- 


- 


- 


- 


[47] 1 2°6 3(ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF SHIPPING , ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
(Department of Road Transport and Highways ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th November,2005 


S. O . 1680( E ). - Whereas by the notification of the Government of India in the 
Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and 
Highways ), number S . O . 566 (E ), dated the 19th April, 2005 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3, Sub - section (ii), dated the 21st April, 2005 issued under sub 
section ( 1 ) of section 3A of the National Highways Act , 1956 (48 of 1956 ), (hereinafter referred 
to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified 
in the Schedule appended to that notification for the public purpose of building ( four- laning ); 
maintenance , management and operation of National Highways No.7 , including the bypass , in 
the stretch from km 120 .000 to km 224 .000 (Madurai – Kanniyakumari Section ) in Tirunelveli 
District in the State of Tamil Nadu ; 


And whereas the substance of the said notification was published in the "Dina Dhanthi " 
and " The Hindu ”, both dated the 24th May, 2005 ; 


And whereas no objections have been received by the Competent Authority; 


And whereas in pursuance of sub - section (1) of section 3D of the said Act, the 
competent authority has submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore upon receipt of the said report and in exercise of the powers conferred 
by sub - section (1 ) of sectiori 3D of the said Act, the Central Govemment hereby declares that 
the land specified in the Schedule annexed hereto should be acquired for the aforesaid 
purpose ; 


And further, in pursuance of sub - section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central 
Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette 
the land specified in the Schedule annexed hereto , shall vest absolutely in the Central 
Government free from all encumbrances . 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY_ _ 


[PARTI- SEC .3(11)] 


SCHEDULE 
Land with or without structure being acquired falling within the land stretch on National Highway No- 7 
from Km 20/000 to 224/000 Km (Madurai to Kanniyakumari Section ) in Tirunelveli District in the State of 
Tamil Nadu . 


Serial 
Number 


Name of the 
| Taluk 


Name of the 

Village 


Survey 
Number 


Nature of 

land 


Type of 
Land 


Name of the Owners 


Area in 
Square 
Metres 


Tirunelveli 


Pirancheri 


417/ 1B 


Dry 


Private 


350 


418 / 1B 
418 /2B 


Private 
Private 


400 
2050 


Dry 


428 / 1B 


Private 


Dry 


VV 


700 


428 /2B 


Dry 


Private 


900 


. 


. 


457 / 1B 


Dry 


Private 


300 


. 


457 /3B 


Dry 


Private 


200 


458 /1A2 


Dry 


Private 


458 / 1B2 


Private 


Ramasamy Reddiar 
S / o .Krishnamurthy Reddiar 
Packiyam S /o . Yoseph 
Anmachalam 
S /o . Ramasamy Chettiar 
Chennammal 
W /o . Ramasamy Reddiar 
Chennammal 
W /o . Ramasamy Reddiar 
Yesu Muthu 
Slo . Yoseph 
Chinnamuthu alias 
Chinnapitchaikaran 
S /o . Samudian 
Chinnamuthu alias 
Chinnapitchaikaran 
S / o . Samudian 
Chinnamuthu alias 
Chinnapitchaikaran 
S /o . Samudian 
Rajathi 
W /o . Thavamani 
Yesu Muthu 
Sio . Yoseph . 
Chinnamuuu alias 
Chinnapitchaikaran 
Sto . Samudian 
Thavamani 
Sto . Antony 
Yesu Muthu 
S / o . Yoseph 
Chindainuthu alias 
Chinnapitchaikaran 
S / Samudian 
Chinnanzutiu alias 
Chinnapitchaikaran 
S /o . Samudian 


458 / 1C ? 


Private 


150 


AY 


458/ 1D2 


Dry 


Private 


200 


458/2 


i Dry 


Private 


| 200 


458 /3 


*** 


Dry 


| Private 


100 


45814 


Diy 


Private 


100 


459 /3A2 


Dry 


Private 


150 


459 /3B2 


Dry 


Private 


600 


459/ 3D . 


Dry 


Privats 


200 


Chinnamuthu alias 
Chinnapitchaikaran 
S /o Samudian 


4591312 


i Dry 


Private 


30 ) 


. 


SIDE 


! 


Ginnarnutiu alias 
Chinnapii kaikararı 
So Samudian 

1. Yovan So. Yoseph 
| 21 : su Muthu 
: 30 . Topla 


[ ]l - Qu $ 3(1 )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


532 /3B 


Dry 


Private 


500 


Pappammal 
Wlo . Madammuthu : 
Government of Tamil Nadu 


WA 


532 / 4 


Poramboke 


50 


Government 
(State ) 
Private 
Private 


$ 33 /1A2 
533/1B2 


Dry 
Dry 


500 


600 


Yesu Muthu Slo . Yoseph 
Packiyam Slo . Yoseph 
Rajapudukudi 
Pappammal 
W /o . Madamuthu 
Government of Tamil Nadu 


533 /1C2 


Dry 


Private 


300 


533 /2 


Dry 


Nanguneri 


Pampankulam 


Wet 
Wet 
Wet 
Wet 


Wet 


Sri. Vammamalai 
Ramanuja Jeer Swamigal, 
VanumamalaiMut, 

Nanguneri. 


2 / 1B1 

2 /2B1 
12/3A 

2 /3C1 
3 / 1A2 
3 /7A2 
6 /6B 
67A 
7/ 1A 
7 /2A2 
7 / 3B1 
7 /4B1 
7 /6A 
8 / 1A 
8 / 1C1 
8 /2A2 
8 / 2C1 
8 /3A2 
8 /4B1 
8 /5B 
9 / 1B 
9 /2A 
9 /3A 
9 /4A 
9 /5A 
9 /6A1 
64 /2B 
80 / 7B 
80 /8B . 
80 / 1SB 
81/ 1B 


Wet 
Wet 
Wet 
Wet 
Wet 
Wet 
Wet 
1 Wet 
Wet 
Wet 
Wet 
Wet 
Wet 
Wet 
Wet 
Wet 
Wet 
Wei 
Wet 
Wet 
Wet 


Government . 50 
( State ) 
Private 350 
Private 

450 
Private 300 
Private 

250 
Private 

600 
Private 1300 
Private 

50 
Private 550 
Private 

550 
Private 1000 
Private 650 
Private 550 
Private 300 
Private 750 
Private 700 
Private 1. 850 
Private | 700 
Private 2650 
Private 

900 
Private 

1450 
Private | 1900 
Private 250 
Private 200 
Private 

200 
Private 300 
Private 

900 
Private 

4800 
Private 50 
Private 40 
Private 

100 
Private 100 
Private 

| 2650 
Private í 3850 
Government | 250 
( State ) 


- 


: 


- 


- 


R 


. 


Dry 


Wet 
Wet 
Wet 


- 


182 


Dry 


83 / 2 
81 /3 


Poramboke 


Governmentof TamilNadu 


F .No. NJIAI/ Tech /LA /MK /1 /2003 ] 

PRABHAKAR , Dy. Secy. 


Primind by the Manager, mut of ludia Press. Ring tja :! ! upuri,W i 

anu is:blished by thic Controller i Publication, Deli10 : 51. 


lhi- 110044 


